निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना टन अग्रहायण 12LCTRoop 


( सं0 पटना 621 ) 


25 अग्रहायण 1931 ( श ) 
पटना, बुधवार , 16 दिसम्बर 2009 


वित्त विभाग 
( वित्त आयोग प्रभाग) 


अधिसूचना 

8 दिसम्बर 2009 
सं0 वि0आ0( 12 )का0-03/ 07 -11701 वि० ( 2) — भारत के संविधान के अनुच्छेद -243 (1) सहपठित -243 ( Y ) के 
अनुपालन में तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम , 2006 की धारा- 168 एवं बिहार नगरपालिका अधिनियम , 2007 की 
धारा -71 के प्रावधानों के अन्तर्गत वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या वि0आ0( 12) का0-03 / 2007 -4338 वि० (2)/ पटना, दिनांक 
25 जून 2007 के द्वारा गठित चतुर्थ राज्य वित्त आयोग में डॉ० शैबाल गुप्ता , सम्प्रति निदेशक , लोक वित्त एवं आर्थिक 
नीति केन्द्र , बिहार, पटना को सदस्य , चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के रूप में नियुक्त किया जाता है । । 

2 . डॉ0 शैबाल गुप्ता को सदस्य, चतुर्थ राज्य वित्त आयोग के रूप में आयोग की प्रत्येक बैठक हेतु रु0 4000 
( चार हजार), अधिकतम रुपया 40, 000 ( चालीस हजार) प्रतिमाह , भत्ता अनुमान्य होगा । आयोग के कार्य से पटना से बाहर 
की यात्रा पर जाने एवं वापस आने के लिए वायुयान की Economy Class का किराया देय होगा तथा स्थानीय स्तर 
पर आयोग की बैठक में सम्मिलित होने के लिए परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी । 

बिहार - राज्यपाल के आदेश से , 

रबीन्द्र पवार, 
सचिव ( संसाधन)। 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 621 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http ://egazette .bih .nic. in 


